निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


24 पौष 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 44 ) पटना , सोमवार , 14 जनवरी 2019 


जल संसाधन विभाग 


अधिसूचना 

14 जनवरी 2018 
सं० 7 / प्रो० - 03 - 1003 / 10-138 — जल संसाधन विभाग के अंतर्गत कनीय अभियंता 
( असैनिक ) से सहायक अभियंता ( असैनिक ) के पद पर विभागीय अधिसूचना संख्या 874 
दिनांक 15 . 09. 2016 के क्रमांक 219 पर अंकित श्री सुरेश नारायण , ( आई० डी० संख्या - जे0 
8046 वरीयता क्रमांक - 5743 ) को औपबंधिक रूप से प्रोन्नति अधिसूचना निर्गत की तिथि 
से प्रदान की गई थी | 

2. श्री नारायण को विभागीय अधिसूचना संख्या 6150 दिनांक 29. 11. 2016 द्वारा 
प्राक्लन पदाधिकारी , बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल , रोसडा के रूप में पदस्थापित किया गया था | 

___ 3. विभागीय अधिसूचना संख्या 223 सह पठित ज्ञापांक 1413 दिनांक 18 . 07 .2016 
द्वारा नियम 17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित होने के कारण विभागीय अधिसूचना 
संख्या 874 दिनांक 15 . 09. 2016 के कंडिका 5 मे निहित प्रावधान के आलोक में उक्त 
अधिसूचना के क्रमांक 219 पर अंकित श्री सुरेश नारायण , ( आई0 डी0 संख्या- जे0 - 8046 
वरीयता क्रमांक - 5743 ) को सहायक अभियंता ( असैनिक ) के पद पर औपबंधिक रूप से प्रदत 
प्रोन्नति को रद्द किया जाता है | 


बिहार गजट ( असाधारण ), 14 जनवरी 2019 
4. श्री सुरेश नारायण कनीय अभियंता के रूप मे मुख्यालय, जल संसाधन विभाग में 
योगदान करेंगे | 
5. यह आदेश तुरंत प्रभावी होगा | 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

जीवनेश्वर रजक , 
सरकार के उप सचिव -1 (प्रबंधन )। 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 44 - 571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic .in 


